निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 400 ) 


12 श्रावण 1933 ( श० ) 
पटना, बुधवार , 3 अगस्त 2011 


विधि विभाग 


अधिसूचनाएं 


. 


. 


3 अगस्त 2011 
सं० एल0जी0- 1-22/ 2011/ लेज -158 — बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित 
अधिनियम, जिसपर राज्यपाल दिनांक 2 अगस्त 2011 को अनुमति दे चुके हैं , इसके द्वारा 
सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा , 
सरकार के सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 3 अगस्त 2011 

[बिहार अधिनियम 14, 2011 ] 

बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन ) अधिनियम , 2011 
प्रस्तावनाः- बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 (बिहार अधिनियम 19, 1950) का संशोधन करने 
के लिए अधिनियम । 


चूँकि , राज्य में अनियमित मानसून एवं भू - जल स्तर गिरने के कारण कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव तथा 

पेयजल की समस्या उत्पन्न होने की संभावना है एवं कुछ क्षेत्र में बाढ़ आने की सम्भावना है 
और चूँकि राहत एवं पुनर्वास के उपायों को आपात और व्यापक पैमाने पर किया जाना है, 
इसलिए अब, भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मण्डल द्वारा 
निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : 


1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ । - (1) यह अधिनियम बिहार आकस्मिकता निधि ( संशोधन) अधिनियम , 
2011 कहा जा सकेगा । 


( 2) यह 01 अप्रील 2011 के प्रभाव से प्रवृत्त होगा । 


2. बिहार अधिनियम 19 , 1950 की धारा -4 का संशोधन । – बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम , 
1950 (बिहार अधिनियम 19, 1950 ) की धारा - 4 के परन्तुक के लिए निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया 
जायेगा: 


" परन्तु बिहार आकस्मिकता निधि ( संशोधन ) अधिनियम, 2011 के प्रभावी होने की तिथि से प्रारम्भ होकर 

30 मार्च, 2012 तक की अवधि के दौरान इस धारा का प्रभाव इस उपांतरण के अधीन रहते हुए 
रहेगा कि शब्द तीन सौ पचास करोड़ शब्द " एक हजार करोड़ " द्वारा प्रतिस्थापित किये 
जायेंगे । " 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

विनोद कुमार सिन्हा , 
सरकार के सचिव । 


3 अगस्त 2011 
सं० एल०जी० - 1 - 22 / 2011 - 159 / लेज० — बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा 
दिनांक 02 अगस्त 2011 को अनुमत बिहार आकस्मिकता निधि ( संशोधन ) अधिनियम , 2011 का निम्नलिखित अंग्रेजी 
अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के 
अनुच्छेद - 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 

विनोद कुमार सिन्हा, 
सरकार के सचिव । 


TOER JGIC (31HTERUT ), 3 370 |ta 2011 


[ Bihar Act 14 , 2011 ] 
THE BIHAR ONTINGENCY FUND (AMENDMENT) ACT, 2011 


AN 


ACT 
TO AMEND THE BIHAR CONTINGENCY FUND ACT, 1950 (BIHAR ACT 19, 1950 ) 

WHEREAS , the irregular monsoon and the resultant fall in ground water level is likely to 
adversely effect the agriculture and drinking water situation on the one hand and there is every 
possibility of flood in some areas of the State on the other; 


AND , WHEREAS, relief and rehabilitation measures have to be undertaken on an emergent 


and massive scale ; 


NOW , THEREFORE , be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixty 
second year of the Republic of India as follows: 


1 . Short title and commencement. — (1 ) This Act may by called the Bihar Contingency 
Fund (Amendment) Act, 2011 . 

(2 ) It shall come into force from 1st April 2011 . 


2 . Amendment of section -4 of Bihar Act 19 of 1950 .- For the proviso to section - 4 of the 
Bihar Contingency Fund Act, 1950 (Bihar Act 19 , 1950 ) shall be substituted as follows : 


" Provided that during the period beginning on the date of commencement of the 

Bihar Contingency Fund (Amendment) Act,- 2011 and ending on 30th day of 
March 2012 this section shall have effect subject to the modification that the 
words " Rupees three hundred and fifty crore " shall be substituted by the words 
" Rupees One thousand crore ". 

By Order of the Governor of Bihar, 

VINOD KUMAR SINHA, 


Secretary to the Government. 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER JGIC (31HTERUT) 400 -571 + 400 -Scouto , 

Website: http ://egazette .bih .nic .in 


